Regd. No . CHD /0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


OVI 


TYANA 


OF HARD 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of 


Haryana 


No. 37 - 2015 / Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY , MARCH 4, 2015 ( PHALGUNA 13, 1936 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 
दिनांक 4 मार्च, 2015 


संख्या 18 / 26 / 2015 - 3क1 : - हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा 
हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 26 / 2015 - 3क1, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के 
सन्दर्भ में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल , इसके 
द्वारा नगर पालिका, गन्नौर, जिला सोनीपत के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं : 
1 . नगर पालिका के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजनार्थ नगर पालिका, गन्नौर को 17 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) में विभाजित 
किया जायेगा । इनमें से 03 निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 02, 06 तथा 10 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रखे जायेंगे, जिसमें 
से वार्ड संख्या 02 अनुसूचित जाति की महिला के लिये, वार्ड संख्या 01 तथा 17 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे तथा वार्ड 
संख्या 04, 07 , 11, 14 व 16 महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे । उपरोक्त सभी वार्डों की सीमायें इसके साथ संलग्न सीमाओं 
की अनुसूची में वर्णित है । 
2. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र ( वार्ड ) से एक प्रतिनिधि चुना जायेगा । 

__ सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 (पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर , नगर पालिका की सीमा के उत्तर पश्चिम कोण पर 
किला नं0 31 / 5 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिम कोण से पूर्व दिशा की ओर किला नं0 - 29 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर 
पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 29 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण से दक्षिण दिशा की तरफ किताब सिंह 
के मकान तक , इसके बाद किताब सिंह के मकान से पूर्व दिशा की ओर गली तक, इसके बाद इस गली से दक्षिण दिशा की 
तरफ चलते हुए कर्मबीर के मकान तक , इसके बाद कर्मबीर के मकान से पश्चिम पूर्व दिशा की तरफ गढ़ी झझारा रोड तक , 
इसके बाद गढ़ी झझारा रोड पर दक्षिण दिशा की ओर रेलवे ओवर ब्रिज तक, इसके बाद रेलवे ओवर ब्रिज से पश्चिम की ओर 


Price : Rs. 5 - 00 


( 477 ) 


478 


___ HARYANA GOVT. GAZ ., ( EXTRA.), MARCH 4, 2015 ( PHGN. 13, 1936 SAKA) 


जाते हुए खेडी रोड तक तथा खेडी रोड पर चलते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ किला नं0 31 / / 5 रकबा गन्नौर के 
उत्तर पश्चिमी कोण तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 02 ( अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित ) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पर किला नं0 7 / 17 रकबा 
गन्नौर के उत्तर पश्चिम कोण से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की तरफ गढ़ी झझारा रोड तक , इसके बाद गढ़ी झझारा रोड से 
दक्षिण की तरफ चलते हुए सुरेश के मकान तक, इसके बाद सुरेश के मकान के साथ लगती हुई गली में पश्चिम दिशा की 
तरफ चलते हुए कर्मबीर के मकान तक, इसके बाद कर्मबीर के मकान से लगती हुई गली से उत्तर की तरफ किताब सिंह के 
मकान तक , इसके बाद किताब सिंह के मकान से उत्तर दिशा में किला नं0 29 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण तक , 
इसके बाद किला नं0 29 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण से पूर्व दिशा की तरफ किला नं0 29 / 4 रकबा गन्नौर के 
उत्तर पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 29 / 4 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण से उत्तर दिशा की तरफ किला 
नं0 7 / 17 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 03 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर रेलवे लाईन के पूर्व में किला नं0 6 / 12 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिम कोण से 
पूर्व दिशा की तरफ बादशाही रोड पर किला नं0 4 / 19 रकबा गन्नौर के उत्तर पूर्वी कोण तक, इसके बाद बादशाही रोड पर 
किला नं0 4 / 19 रकबा गन्नौर के उत्तर पूर्वी कोण से दक्षिण की ओर बी0एस0टी0 रोड पर सत्यवान के मकान तक , इसके 
बाद सत्यवान के मकान से पश्चिम की ओर बी0एस0टी0 रोड से चलते हुए रेलवे ओवर ब्रिज तक, जो कि रेलवे लाईन तक है 
इसके बाद रेलवे ओवर ब्रिज से रेलवे लाईन के पूर्व से होते हुए उत्तर दिशा की तरफ किला नं0 6 / 12 रकबा गन्नौर के 
उत्तर पश्चिमी कोण तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है 


वार्ड नं0 04 ( महिला के लिये आरक्षित ) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पर बादशाही रोड पर किला नं0 4 / 19 रकबा 
गन्नौर के उत्तर पूर्वी कोण से पूर्व दिशा की तरफ किला नं0 4 / 16 रकबा गन्नौर के उत्तर पूर्वी कोण से होते हुए पूर्व दिशा 
की ओर किला नं0 3 / 25 रकबा गन्नौर जो कि शरहद गांव पांची गुजरान व देहेजा गांव बॉय तक है, इसके बाद किला नं0 
3 / 25 रकबा गन्नौर से उत्तर की तरफ किला नं0 22 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 
22 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण से पूर्व दिशा की तरफ किला नं0 20 / 4 रकबा बॉय के उत्तर पूर्वी कोण तक , 
इसके बाद किला नं0 20 / 4 रकबा बॉय की दक्षिण दिशा की तरफ किला नं0 33 / 7 रकबा बॉय के उत्तर पश्चिमी कोण से 
पूर्व दिशा की ओर किला नं0 34 / 10 रकबा बॉय के उत्तर पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 34 / 10 रकबा बॉय के 
उत्तर पश्चिमी कोण से दक्षिण की तरफ रेलवे रोड पर धर्मबीर के मकान तक, इसके बाद रेलवे रोड पर धर्मबीर के मकान से 
रेलवे रोड पर पश्चिम की तरफ नमस्ते चौक तक , इसके बाद नमस्ते चौक से उत्तर दिशा में बादशाही रोड तक , इसके बाद 
बादशाही रोड से देवराज के मकान के सामने से बादशाही रोड से होते हुए उत्तर की तरफ टेलिफोन एक्सचेंज से आगे किला 
नं0 4 / 19 रकबा गन्नौर के उत्तर पूर्वी कोण तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 05 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जो कि किला नं0 20 / 4 रकबा बॉय के उत्तरी पूर्वी कोण से पूर्व की तरफ 
जी0टी0 रोड तक , इसके बाद जी0टी0 रोड पार करके दक्षिण की तरफ पुराने पेट्रोल पम्प के कोने तक जो कि किला नं0 
31 / 8 रकबा बड़ोत का उत्तर पश्चिमी कोण है , इसके बाद किला नं0 31 / 8 रकबा बड़ोत के उत्तर पश्चिमी कोण से पूर्व 
दिशा की ओर किला नं0 30 / 6 रकबा बड़ोत के उत्तर पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 30 / 6 रकबा बड़ोत के उत्तर 
पूर्वी कोण से दक्षिण की तरफ चलते हुए बेगा रोड पार करके किला नं0 29 / 20 रकबा बड़ोत के उत्तर पूर्वी कोण तक, इसके 
बाद किला नं0 29 / 20 रकबा बड़ोत के उत्तर पूर्व कोण से दक्षिण की तरफ किला नं0 12 / 3 रकबा टेहा के दक्षिण पूर्वी कोण 
तक जो कि अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मण्डी की दीवार तक है, इसके बाद किला नं0 12 / 3 रकबा टेहा के दक्षिण पूर्वी 
कोण से पश्चिम की ओर अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मण्डी की दीवार के साथ - साथ जी0टी0 रोड पर अन्तरराष्ट्रीय फल एवं 
सब्जी मण्डी के उत्तर पश्चिमी कोने तक, इसके बाद जी0टी0 रोड के साथ - साथ अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मण्डी के उत्तर 
पश्चिमी कोण से अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मण्डी के दक्षिण पश्चिमी कोण तक, इसके बाद अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी 
मण्डी के दक्षिण पश्चिमी कोण से जी0टी0 रोड पार करके पश्चिम की तरफ किला0 नं0 10 / 20 रकबा टेहा के दक्षिण पश्चिमी 
कोण तक तथा किला नं0 10 / 20 रकबा टेहा के दक्षिण पश्चिमी कोण से दक्षिण की तरफ किला नं0 22 / 6 रकबा टेहा के 
दक्षिण पश्चिमी कोण तक इसके बाद किला नं0 22 / 6 रकबा टेहा के दक्षिण पश्चिमी कोण से पश्चिम की तरफ चलते हुए 
माइनर तक, इसके बाद माइनर के पूर्वी पटरी से होते हुए उत्तर की तरफ रेलवे रोड पर ओम प्रकाश के मकान तक , इसके 
बाद ओमप्रकाश के मकान से रेलवे रोड पर पूर्व की ओर चलते हुए धर्मबीर के मकान तक , इसके बाद रेलवे रोड पर धर्मबीर 
के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए किला नं0 34 / 10 रकबा बॉय के उत्तर पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


479 


34 / 10 रकबा बॉय से पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए किला नं0 33 / 7 रकबा बॉय के उत्तर पश्चिमी कोण तक, इसके 
बाद किला नं0 33 / 7 रकबा बॉय के उत्तर पश्चिमी कोण से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए किला नं0 20 / 4 रकबा बॉय 
के उत्तर पूर्वी कोण तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 06 ( अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित ) :- उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पर बादशाही रोड व रेलवे रोड के उत्तर 
पूर्वी कोण से रेलवे रोड के साथ पूर्व दिशा में जयदीप के मकान तक , इसके बाद जयदीप के मकान से दक्षिण दिशा की ओर 
किला नं0 42 / 9 रकबा गढ़ी केसरी के उत्तर पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 42 / 9 रकबा गढ़ी केसरी के उत्तर पूर्वी 
कोण से पश्चिम की ओर किला नं0 41 / 10 रकबा गढ़ी केसरी के उत्तर पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 41 / 10 रकबा 
गढ़ी केसरी के उत्तर पूर्वी कोण से दक्षिण की तरफ चलते हुए किला नं0 45 / 10 रकबा गढी केसरी के दक्षिण पश्चिमी कोण 
तक, इसके बाद किला नं0 45 / 10 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पश्चिमी कोण से पश्चिम दिशा की ओर किला नं0 45 / 10 
रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 45 / 10 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण से उत्तर 
दिशा की ओर जन स्वास्थ्य विभाग के पम्प हाउस तक तथा जन स्वास्थ्य विभाग के पम्प हाउस से पश्चिम की ओर अखिलेश 
के मकान तक तथा अखिलेश के मकान से पश्चिम की ओर रविकान्त के मकान तक , इसके बाद रविकान्त के मकान से दक्षिण 
की ओर भारत गैस के गोदाम तक , इसके बाद भारत गैस के गोदाम से पश्चिम की ओर रमेश के मकान तक , इसके बाद 
रमेश के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बादशाही रोड के साथ - साथ बादशाही रोड व रेलवे रोड के उत्तर पूर्वी कोण 
तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 (महिला के लिये आरक्षित ) :- उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां किला नं0 73 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी 
कोण से उत्तर पूर्व दिशा में किला नं0 61 / 16 रकबा गढ़ी केसरी के कोने जो कि अनाज मण्डी के गोदाम की दीवार के साथ 
है, इसके बाद किला नं0 61 / 16 रकबा गढ़ी केसरी के कोने से पूर्व की और किला नं0 62 / 14 रकबा गढ़ी केसरी के उत्तर 
पश्चिम कोण तक , इसके बाद किला नं0 62 / 14 रकबा गढ़ी केसरी के उत्तर पश्चिमी कोण से उत्तर की ओर अखिलेश के 
मकान तक , इसके बाद अखिलेश के मकान से पूर्व दिशा की ओर किला नं0 88 / 5 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण 
तक , इसके बाद किला नं0 88 / 5 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण से पश्चिम की तरफ कृष्ण के मकान तक , इसके 
बाद कृष्ण के मकान से उत्तर दिशा में किला नं0 73 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी कोण तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 08 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां पर राजकीय विद्यालय के उत्तर पश्चिमी कोण से पूर्व दिशा में किला नं0 
73 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 73 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी कोण से दक्षिण 
दिशा में राम किशन के मकान तक, इसके बाद रामकिशन के मकान से पूर्व दिशा में किला नं0 88 / 5 रकबा गढ़ी केसरी के 
दक्षिण पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 88 / 5 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण से दक्षिण दिशा मे किला नं0 
113 / / 5 / 1 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 113 / / 5 / 1 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण 
पूर्वी कोण से पश्चिम दिशा में बाल विकास सदन से होते हुए बडी रोड पर गन्नौर गांव में ओम प्रकाश के मकान तक , इसके 
बाद ओम प्रकाश के मकान से बादशाही रोड से होते हुए राजकीय विद्यालय के उत्तर पश्चिमी कोण तक, जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर जहां जयलाल के मकान से दक्षिण पूर्व दिशा में ओमदत्त के मकान तक , इसके 
बाद ओमदत्त के मकान से उत्तर पूर्व दिशा में सुरेश के मकान तक , इसके बाद सुरेश के मकान से पूर्व दिशा में बादशाही रोड 
पर सतबीर के मकान तक , इसके बाद सतबीर के मकान से बादशाही रोड पर दक्षिण दिशा में जय भगवान के मकान तक, 
इसके बाद जय भगवान के मकान से पूर्व दिशा में बड़ी रोड पर किला नं0 96 / / 22 / 1 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी 
कोण तक , इसके बाद किला नं0 96 / / 22 / 1 रकबा गढ़ी केसरी के दक्षिण पूर्वी कोण से पश्चिम दिशा में किला 
नं0 98 / / 24 / 2 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 98 / / 24 / 2 रकबा गन्नौर के दक्षिण 
पश्चिमी कोण से दक्षिण दिशा में किला नं0 111 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी कोण तक , इसके बाद किला नं0 111 / 13 
रकबा गन्नौर के दक्षिण पूर्वी कोण से पश्चिम दिशा में किला नं0 111 / 11 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक, इसके 
बाद किला नं0 111 / 11 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण से उत्तर दिशा में बादशाही रोड पर मदरसे के कोने तक , 
इसके बाद मदरसे के कोने से उत्तर पश्चिमी दिशा में महुम्मद ईशाक के मकान तक , इसके बाद महुम्मद ईशाक के मकान से 
उत्तर दिशा में सतपाल के मकान तक , इसके बाद सतपाल के मकान से पश्चिम दिशा में देवेन्द्र के मकान तक , इसके बाद 
देवेन्द्र के मकान से उत्तर दिशा में ताराचंद के मकान तक , इसके बाद ताराचन्द के मकान से उत्तर दिशा में रामनिवास के 
मकान तक , इसके बाद रामनिवास के मकान से पश्चिम दिशा में रामकुमार के मकान तक , इसके बाद रामकुमार के मकान से 


480 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA .), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA) 


उत्तर दिशा में सुरेश के मकान तक , इसके बाद सुरेश के मकान से उत्तर दिशा में जयपाल के मकान तक , जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 10 ( अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर कर्मबीर की डेयरी रेलवे लाईन के साथ रेलवे 
फाटक रोड से पूर्व दिशा में रेलवे फाटक रोड के साथ - साथ श्रृदा के मकान तक , इसके बाद श्रृदा के मकान से दक्षिण दिशा 
में अनिल के मकान तक , इसके बाद अनिल के मकान से पूर्व दिशा में पार्क के कोने तक , इसके बाद पार्क के कोने से उत्तर 
दिशा में प्राचीन शिव मन्दिर तक , इसके बाद प्राचीन शिव मन्दिर से पूर्व दिशा में राम करण के मकान तक, इसके बाद 
राम करण के मकान से दक्षिण दिशा में ताराचन्द के मकान तक , इसके बाद ताराचन्द के मकान से पूर्व दिशा में विजय के 
मकान तक , इसके बाद विजय के मकान से दक्षिण दिशा में देवेन्द्र के मकान तक , इसके बाद देवेन्द्र के मकान से पूर्व दिशा में 
सतपाल के मकान तक , इसके बाद सतपाल के मकान से दक्षिण दिशा में महुम्मद ईशाक के मकान तक , इसके बाद 
महम्मद ईशाक के मकान से दक्षिण पूर्व दिशा में मदरसे तक तथा मदरसे से दक्षिण दिशा में किला नं0 111 / 11 रकबा गन्नौर 
के दक्षिण पश्चिमी कोण तक तथा किला नं0 111 / 11 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण से किला नं0 110 / 13 रकबा 
गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक, इसके बाद किला नं0 110 / 13 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण से उत्तर दिशा में 
किला नं0 110 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तरी पश्चिमी कोण तक , इसके बाद किला नं0 110 / 3 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी 
कोण से पश्चिम दिशा में किला नं0 109 / 3 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक तथा किला नं0 109 / 3 रकबा गन्नौर 
के दक्षिण पश्चिम कोण से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर किला नं0 100 / 15 / 1 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक , 
इसके बाद किला नं0 100 / 15 / 1 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिम कोण से उत्तर दिशा में किला नं0 100 / 5 रकबा गन्नौर 
के उत्तर पश्चिम कोण तक इसके बाद किला नं0 100 / 5 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिम कोण से पश्चिम दिशा में किला 
नं0 82 / 23 रकबा गन्नौर के दक्षिण कोण तक , इसके बाद किला नं0 82 / 23 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिम कोण से रेलवे 
फाटक रोड पर कर्मबीर की डेयरी तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 ( महिला के लिये आरक्षित) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर रेलवे स्टेशन से शनि मन्दिर तक इसके बाद शनि 
मन्दिर से दक्षिण पूर्व दिशा में नगरपालिका रोड से होते हुए मॉडल संस्कृति स्कूल तक , इसके बाद मॉडल संस्कृति स्कूल से 
उत्तर पूर्वी दिशा में राम कुमार के मकान तक, इसके बाद राम कुमार के मकान से दक्षिण दिशा में बादशाही रोड पर सतबीर 
के मकान तक , इसके बाद सतबीर के मकान से पश्चिम दिशा में सुरेश के मकान तक , इसके बाद सुरेश के मकान से पश्चिम 
दिशा में ओम दत्त के मकान तक , इसके बाद ओम दत्त के मकान से उत्तर पश्चिम दिशा में जयपाल के मकान तक , इसके 
बाद जयपाल के मकान से दक्षिण दिशा में राम कुमार के मकान तक, इसके बाद राम कुमार के मकान से पश्चिम दिशा में 
प्रताप के मकान तक , इसके बाद प्रताप के मकान से दक्षिण दिशा में पार्क के कोने तक , इसके बाद पार्क के कोने से पश्चिम 
दिशा में अनिल के मकान तक , इसके बाद अनिल के मकान से उत्तर दिशा में संगलोक हाई स्कूल तक तथा संगलोक हाई 
स्कूल से पश्चिम दिशा में रेलवे फाटक रोड से होते हुए कर्मबीर की डेयरी तक , इसके बाद कर्मबीर की डेयरी से उत्तर दिशा 
में रेलवे लाईन के साथ - साथ रेलवे स्टेशन तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 12 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर राम कुमार के मकान से उत्तर पूर्व दिशा में गोवर्धन के मकान तक , इसके बाद 
गोवर्धन के मकान से पूर्व दिशा में गंगा राम के मकान तक , इसके बाद गंगा राम के मकान से उत्तर दिशा में ममता के मकान 
तक , इसके बाद ममता के मकान से उत्तर दिशा में शीला के मकान तक , इसके बाद शीला के मकान से पूर्व दिशा में ट्रक 
यूनियन की दीवार के साथ - साथ बादशाही रोड पर बलवान के मकान तक , इसके बाद बादशाही रोड पर बलवान के मकान से 
दक्षिण दिशा में बादशाही रोड पर नरेश के मकान तक , इसके बाद नरेश के मकान से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर मॉडल 
संस्कृति स्कूल के सामने वाले खाली प्लाट तक , इसके बाद माडल संस्कृति स्कूल के सामने वाले खाली प्लाट से उत्तर 
पश्चिम दिशा में नगर पालिका रोड से होते हुए नगर पालिका रोड पर धर्मेन्द्र के मकान तक , इसके बाद धर्मेन्द्र की पिछली 
दीवार के साथ - साथ सामान्य अस्पताल की पिछली दीवार के कोने तक , इसके बाद सामान्य अस्पताल की पिछली दीवार के 
कोने से पूर्व दिशा में हरी प्रकाश के मकान तक , इसके बाद हरी प्रकाश के मकान से उत्तर दिशा में राम कुमार के मकान 
तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर रेलवे रोड पर टेक चन्द की दुकान से पूर्व दिशा में रेलवे रोड पर चलते हुए संजय 
की दुकान तक , इसके बाद संजय की दुकान से दक्षिण दिशा में सन्तोष के मकान तक, इसके बाद संतोष के मकान से ट्रक 
यूनियन की दीवार के साथ - साथ बिमला की मकान की पिछली दीवार के साथ चलते हुए शीला के मकान तक , इसके बाद 
शीला के मकान से दक्षिण दिशा में ममता के मकान तक , इसके बाद ममता के मकान से दक्षिण दिशा में गंगाराम के मकान 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA .),MARCH 4 , 2015 ( PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


481 


तक, इसके बाद गंगा राम के मकान से पश्चिम दिशा में गोवर्धन के मकान तक , इसके बाद गोवर्धन के मकान से दक्षिण दिशा 
में राम कुमार के मकान तक, इसके बाद रामकुमार के मकान से दक्षिण दिशा में हरि प्रकाश के मकान तक, इसके बाद 
हरि प्रकाश के मकान से उत्तर पश्चिम दिशा में सुनारों वाली गली में चलते हुए रेलवे रोड पर टेकचन्द की दुकान तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 14 ( महिला के लिये आरक्षित ) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर बी0एस0टी0 रोड पर मेघराज के मकान से पूर्व दिशा में 
चलते हुए देवराज के मकान तक , इसके बाद देवराज के मकान से दक्षिण दिशा में बादशाही रोड पर बलवान के मकान तक , 
इसके बाद बलवान के मकान से पश्चिम दिशा में बिमला के मकान की पिछली दीवार से होते हुए ट्रक यूनियन की दीवार के 
साथ - साथ उत्तर पश्चिम दिशा में सन्तोष के मकान तक, इसके बाद सन्तोष के मकान से उत्तर दिशा में रेलवे रोड पर संजय 
की दुकान तक, इसके बाद संजय की दुकान से पश्चिम दिशा में रेलवे रोड पर चलते हुए सुभाष की दुकान तक , इसके बाद 
सुभाष की दुकान से उत्तर दिशा में अर्जुन देव के मकान तक , इसके बाद अर्जुन देव के मकान से उत्तर दिशा में जैन स्थानक 
मन्दिर तक , इसके बाद जैन स्थानक मन्दिर से पश्चिम दिशा में विजय के मकान तक, इसके बाद विजय के मकान से उत्तर 
दिशा में मेघराज के मकान तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


वार्ड नं0 15 : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर रेलवे लाईन के केन्द्र ओवरब्रिज से पूर्व की ओर राम किशन के मकान तक, इसके 
बाद राम किशन के मकान से दक्षिण दिशा में विजय के मकान तक, इसके बाद विजय के मकान से पूर्व दिशा में जैन स्थानक 
मन्दिर तक, इसके बाद जैन स्थानक मन्दिर से दक्षिण दिशा में अर्जुन देव के मकान तक, इसके बाद अर्जुन देव के मकान से 
दक्षिण दिशा में सुभाष की दुकान तक , इसके बाद सुभाष की दुकान से पश्चिम दिशा में रेलवे रोड पर चलते हुए टेकचन्द की 
दुकान तक, इसके बाद टेकचन्द की दुकान से दक्षिण दिशा में सुनारों वाली गली में चलते हुए सामान्य अस्पताल की पिछली 
दीवार तक , इसके बाद सामान्य अस्पताल की पिछली दीवार के साथ - साथ नगर पालिका रोड पर धर्मेन्द्र के मकान तक, इसके 
बाद नगरपालिका रोड पर धर्मेन्द्र के मकान से पश्चिम दिशा में नगरपालिका रोड पर चलते हुए रेलवे स्टेशन तक, इसके बाद 
रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में चलते हुए रेलवे लाईन के साथ - साथ रेलवे लाईन के केन्द्र ओवर ब्रिज तक, जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 16 (महिला के लिये आरक्षित ) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर राजेश कुमार के मकान से पूर्व दिशा में बाल किशन के 
मकान से होते हुए रेलवे लाईन के केन्द्र तक , इसके बाद रेलवे लाईन के केन्द्र से दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन के साथ - साथ 
ऋषिपाल के मकान तक , इसके बाद ऋषिपाल के मकान से पश्चिम दिशा में प्रेम सिंह के मकान तक, इसके बाद प्रेम सिंह के 
मकान से पश्चिम दिशा में सूरज भान के मकान तक , इसके बाद सूरज भान के मकान से उत्तर दिशा में राजेश कुमार के 
मकान तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 17 (पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित ) : - उस बिन्दु से आरम्भ होकर किला नं0 31 / 4 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी 
कोण से पूर्व दिशा में खेडी गुज्जर रोड तक , इसके बाद खेडी गुज्जर रोड से दक्षिण पूर्व दिशा में राम निवास के मकान तक, 
इसके बाद राम निवास के मकान से गोहाना रोड पर दिनेश के मकान तक , इसके बाद दिनेश के मकान से गोहाना रोड पार 
करके दक्षिण दिशा में सूरज भान के मकान तक , इसके बाद सूरज भान के मकान से पूर्व दिशा में बलवान के मकान से होते 
हुए रेलवे लाईन तक , इसके बाद रेलवे लाईन से दक्षिण दिशा में किला नं0 101 / / 9 / 1 रकबा गन्नौर के पूर्व दक्षिणी कोण 
तक, इसके बाद किला नं0 101 / / 9 / 1 रकबा गन्नौर के पूर्व दक्षिणी कोण से पश्चिमी दिशा में किला नं0 103 / 9 रकबा 
गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण तक, इसके बाद किला नं0 103 / 9 रकबा गन्नौर के दक्षिण पश्चिमी कोण से उत्तर दिशा में 
नगर पालिका गन्नौर की बढ़ी हुई सीमा के साथ - साथ किला नं0 81 / 22 , 81 / 10, 80 / 14, 79 / 10, 55 / 24 , 55 / 17 , 
55 / 7 , 54 / 7 , 32 / 24 , 32 / 4 रकबा गन्नौर से होते हुए किला नं0 31 / 4 रकबा गन्नौर के उत्तर पश्चिमी कोण तक , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 

एस. एन. राय 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


482 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The 4th March , 2015 


Inn 


No. 18 /26 /2015 -3C1 :- In pursuance of the provisions of Rule -10 of the Haryana Municipal Delimitation of 

, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 
18 /26 / 2015 - 3C1 , dated 20th January , 2015 and in supersession of all previous orders /notifications issued in this 
behalf , the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee, Ganaur, 
District - Sonepat as under : 

For the purpose of election of member of its Committee, the Ganaur Municipal Committee shall be 
divided into 17 constituencies (wards), out of which 03 constituency (ward ) numbering 02 , 06 and 10 shall 
be reserved for members belonging to the Scheduled Castes, out of which ward No. 02 shall be reserved for 
Scheduled Castes Women , ward No. 01 and 17 shall be reserved for the Backward Classes and ward No. 04 , 
07, 11, 14 and 16 shall be reserved for Women . The boundaries of the wards are described in the schedule 
given below . 


2 . 


One representative shall be elected from each constituency (ward ). 


Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 (Reserved for Backward Classes ) :- Starting from the North West corner of Killa no . 3175 Revenue 
Estate Ganaur where North West boundary of Municipal Committee , Ganaur is intersected by Kheri Gujjar Road & 
going towards East side up to the North West corner of Killa no . 29 /3 Revenue Estate Ganaur, then from North West 
corner of Killa no . 29/3 Revenue Estate Ganaur going towards South direction up to house of Kitab Singh , then from 
Kitab Singh house going towards East where it meet street, then going along street towards South direction up to 
Karambir house, then from Karambir house to West East direction up to Garhi Ghajjara Road , then going along Garhi 
Ghajjara Road towards South direction up to Railway Over Bridge, then from Railway Over Bridge going towards 
West up to Kheri Gujjar Road , then going along with Kheri Gujjar Road towards North West direction up to North 
West corner of Killa no . 31/5 Revenue Estate Ganaur, i.e. the starting point. 
Ward No . 02 (Reserved for Scheduled Castes Women ) :- Starting from the North West corner of Killa no . 7/ 17 
Revenue Estate Ganaur & going towards East direction up to Garhi Jhajjara Road , then going towards South direction 
along with Garhi Jhajjara Road up to house of Suresh , then from house of Suresh going towards West direction along 
the nearby street up to Karambir house then from Karambir house going towards North direction along nearby street 
up to Kitab Singh house, then from Kitab Singh house going towards North direction along nearby street up to North 
West corner of Killa no . 29 /3 Revenue Estate Ganaur, then from North West corner of Killa no . 29 /3 Revenue Estate 
Ganaur going towards East direction up to North West corner of Killa No. 29 /4 Revenue Estate Ganaur, then from 
North West corner of Killa no . 29 /4 Revenue Estate Ganaur going towards North direction up to North West corner of 
Killa no . 7/ 17 Revenue Estate Ganaur, i.e. the starting point. 
Ward No. 03 :- Starting from the North West corner Killa no. 6 /12 Revenue Estate Ganaur & going towards East up 
to North East corner of Killa no . 4 /19 Revenue Estate Ganaur on Badshahi Road , then from North East corner of 
Killa no . 4 /19 Revenue Estate Ganaur on Badshahi Road going towards South direction along with Badshahi Road up 
to Satyawan house, then from Satyawan house going towards West along with B .S. T. Road up to Railway Over 
Bridge then from Railway Over Bridge going along with East side of Railway line towards North direction up to 
North West corner of Killa No. 6 / 12 Revenue Estate Ganaur, i.e . the starting point. 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


483 


Ward No. 04 (Reserved for Women ) :- Starting from the North East corner of Killa no . 4 / 19 Revenue Estate Ganaur 
which is on Badshahi Road , then going towards East direction through North East corner of Killa no . 4 / 16 Revenue 
Estate Ganaur up to Killa no . 3/25 Revenue Estate Ganaur which is Sharad of Village Panchi Gujran & Dheja of 
Village Bai, then from Killa no . 3/25 Revenue Estate Ganaur going towards North from North West corner of Killa 
no 22 /3 Revenue Estate Ganaur, then from North West corner of Killa no . 22 /3 Revenue Estate Ganaur going towards 
East up to North East corner to Killa no. 20 /4 Revenue Estate Bai, then from Killa no . 20 /4 Revenue Estate Bai going 
towards South direction up to North West corner of Killa no . 33/7 Revenue Estate Bai, then North West corner of 
Killa no . 33 /7 Revenue Estate Bai going towards East up to North West corner of Killa no . 34 / 10 Revenue Estate Bai, 
then from North West corner of Killa no . 34 /10 Revenue Estate Bai going toward South direction up to Dharambir 
House near Railway Road & from Dharambir house going towards West direction along with Railway Road up to 
Namaste Chowk, then from Namaste Chowk going towards North direction up to Badshahi Road , then going towards 
North direction along with Badshahi Road passing Telephone Exchange up to North East corner of Killa no. 4 /19 
Revenue Estate Ganaur, i.e. the starting point. 
Ward No. 05 :- Starting from the North East corner of Killa no . 20/4 Revenue Estate Bai then moving towards its & 
crossing G . T . Road & going up to East face of G . T . Road , then moving towards South direction up to corner of Old 
Petrol Pump which is North West corner of Killa No. 31/8 Revenue Estate Badot , then from North West corner of 
Killa no . 31/8 Revenue Estate Badot going towards East direction up to North East corner of Killa no . 30 /6 Revenue 
Estate Badot, then from North East corner of Killa no . 30 /6 Revenue Estate Badot going towards South direction 
crossing Bega Road & going up to North East corner of Killa no . 29 /20 Revenue Estate Badot, then from North East 
corner of Killa no. 29/20 Revenue Estate Badot going towards East direction up to North East corner of Killa no . 
29/ 18 Revenue Estate Badot, then from North East corner of Killa no . 29 /18 Revenue Estate Badot going towards 
South direction up to South East corner of Killa no . 12/3 Revenue Estate Teha, then from South East corner of Killa 
no . 12 / 3 Revenue Estate Teha going towards West direction along with Boundary wall of International Fruit & 
Vegetable Market up to North West corner of International Fruit & Vegetable Market at G . T . Road , then from North 
West corner of International Fruit & Vegetable Market going towards South direction along with G .T. Road up to 
South West corner of International Fruit & Vegetable Market at then from South West Corner of International Fruit & 
Vegetable Market going towards West direction crossing G . T. Road & going up to South West corner of Killa no . 
10 /20 Revenue Estate Teha then from South West corner of Killa no . 10 /20 Revenue Estate Teha going towards 
South direction up to South West corner of Killa no . 22 /6 Revenue Estate Teha & from South west corner of Killa no . 
22/6 Revenue Estate Teha going West direction up to minor & then Embankment of Minor going towards South 
direction up to Om Parkash house on Railway Road , then from Om Parkash house going toward East direction up to 
Dharambir house, then from Dharambir house going towards North direction up to North West corner of Killa no . 
34 / 10 Revenue Estate Bai, then from North West corner of Killa no . 34 / 10 Revenue Estate Bai going towards West 
direction up to North West corner of Killa no . 33 /7 Revenue Estate Bai, then from North West corner of Killa no . 
33/7 Revenue Estate Bai going towards North West direction up to North East corner of Killa no . 20/4 Revenue 
Estate Bai, i.e . the starting point. 
Ward No . 06 (Reserved for Scheduled Castes ) :- Starting from the North East corner of point where Badshahi Road 
intersect Railway Road & then going towards East direction up to Jaideep house 7 then from Jaideep house going 
towards South direction up to North East corner of Killa no. 42/9 Revenue Estate Garhi Keshri, then from North East 
corner of Killa no. 42/9 Revenue Estate Garhi Keshri going towards West direction up to North East corner of Killa 
no . 41/ 10 Revenue Estate Garhi Keshri, then from North East corner of Killa no . 41/ 10 Revenue Estate Garhi Keshri 
going towards South direction up to South West corner of Killa no . 45/ 10 Revenue Estate Garhi Keshri , then from 
South West corner of Killa no. 45/ 10 Revenue Estate Garhi Keshri going toward West direction up to South East 
corner of Killa no. 45 / 10 Revenue Estate Garhi Keshri, then from South East corner of Killa no . 45/ 10 Revenue 


484 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.),MARCH 4 , 2015 ( PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


Estate Garhi Keshri going towards North direction up to Public Health Pump House , then from Public Health Pump 
House going towards West direction up to Akhilesh house , then from Akhilesh house going towards West direction 
up to Shiv Kant house, then from Shiv Kant house going towards South direction up to Bharat Gas Godown, then 
from Bharat Gas Godown going towards West direction up to Ramesh house , then from Ramesh house going towards 
South direction along with Badshahi Road up to point where it intersect Railway Road , i.e. the starting point. 
Ward No. 07 (Reserved for Women) :- Starting from the point at South East corner of Killa No. 73 /13 Revenue 
Estate Ganaur towards North East direction up to Killa no . 61/ 16 Revenue Estate Garhi Keshri which is corner of 
Grain Market, then from corner of 61/16 Revenue Estate Garhi Keshri going towards East direction up to North West 
corner of Killa no. 62/14 Revenue Estate Garhi Keshri, then from North West corner of Killa no . 62 / 14 Revenue 
Estate Garhi Keshri going towards North direction up to Akhilesh house, then from Akhilesh house going towards 
North East direction up to Ramdiya house , then from Ramdiya house going towards East direction up to corner of 
Public Health Pump house , then from Public Health Pump House going toward South direction up to South East 
corner of Killa no . 88 /5 Revenue Estate Garhi Keshri, then from South East corner of Killa no . 88 /5 Revenue Estate 
Garhi Keshri going towards West direction up to Krishan house, then from Krishan house going towards North 
direction up to South East corner of Killa no . 73 /13 Revenue Estate Ganaur, i.e. the starting point. 
Ward No. 08 :- Starting from the North West corner of Govt. School going towards East direction up to South East 
corner of Killa no . 73 / 13 Revenue Estate Ganaur, then from South East corner of Killa no. 73 / 13 Revenue Estate 
Ganaur going towards South direction up to Ram Kishan house , then from Ram Kishan house going towards East 
direction up to South East corner of Killa no . 88 /5 Revenue Estate Garhi Keshri , then from South East corner of Killa 
no. 88/5 Revenue Estate Garhi Keshri going towards South direction up to South East corner of Killa no . 113/15/ 1 
Revenue Estate Garhi Keshri , then from South East corner of Killa no . 113 //5 / 1 Revenue Estate Garhi Keshri going 
towards West direction up to Om Parkash house , then from Om Parkash house going toward North direction along 
with Badshahi Road up to North West corner of Govt. School , i.e . the starting point. 
Ward No. 09 :- Starting from the point at Jai Pal house going towards South East direction up to Om Dutt house, then 
from Om Dutt house going toward North East direction up to Suresh House , then from Suresh house going towards 
East direction up to Satbir house on Badshahi Raod , then from Satbir house going towards South direction along with 
Badshahi Road up to Jai Bhagwan house, then from Jai Bhagwan house going towards East direction up to South East 
corner of Killa no . 96 //22 /1 Revenue Estate Garhi Keshri, then from South East corner of Killa no . 96 //22/1 Revenue 
Estate Garhi Keshri going towards West direction up to South West corner of Killa no . 98 // 24 /2 Revenue Estate 
Ganaur, then from South West corner of Killa no . 96 //24 /2 Revenue Estate Ganaur going towards South direction up 
to South East corner of Killa no. 111/ 13 Revenue Estate Ganaur, then from South East corner of Killa no. 111/ 13 
Revenue Estate Ganaur going towards West direction up to South West corner of Killa no. 111/ 11 Revenue Estate 
Ganaur, then South West corner of Killa no . 111/11 Revenue Estate Ganaur going towards not direction up to corner 
of Madrasa on Badshahi Road , then from corner of Madrasa going towards North West direction up to Mahommad 
Ishaq house , then from Mahommad Ishaq house going towards North direction up to Satpal house , then from Satpal 
house going towards West direction up to Devender house, then from Devender house going towards North direction 
up to Ram Niwas house , then from Ram Niwas house going towards West direction up to Ram Kumar house , then 
from Ram Kumar house going towards North direction up to Suresh house , then from Suresh house going towards 
North direction up to the Jai Pal house , i.e . the starting point. 
Ward No. 10 (Reserved for Scheduled Castes) :- Starting from the point centre line of Railway level crossing near 
Karambir Dairy & going towards East direction up to Shradha house , then from Shradha house going towards West 
direction up to Anil house , then from Anil house going towards East direction up to corner of Park, then from the 
corner of Park going towards North direction up to corner of Old Shiv Temple, then from corner of Old Shiv temple 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


485 


going towards East direction up to Ram Karan house , then from Ram Karan house going towards South direction up 
to Tara Chand house , then from Tara Chand house going towards East direction up to Vijay house , then from Vijay 
house going toward South direction up to house of Devender & from house of Devender going towards East direction 
up to Satpal house , then from Satpal house going towards South direction up to house of Mahommad Ishaq house , 
then from Mahommad Ishaq house going towards South East direction up to Madrasa, then from Madrasa going 
towards South direction up to South West corner of Killa no. 111/ 11 Revenue Estate Ganaur, then from South West 
corner of Killa no . 111/11 Revenue Estate Ganaur going towards West direction up to South West corner of Killa no . 
110/ 13 Revenue Estate Ganaur, then from South West corner of Killa no . 110/13 Revenue Estate Ganaur going 
towards North direction up to North West corner of Killa no . 110 /3 Revenue Estate Ganaur, then from North West 
corner of Killa no . 110 / 3 Revenue Estate Ganaur going towards West direction up to South West corner of Killa no . 
109/3 Revenue Estate Ganaur, then from South West corner of Killa no . 109/3 Revenue Estate Ganaur going towards 
North East direction up to South West corner of Killa no . 100 // 15 / 1 Revenue Estate Ganaur, then from South West 
corner of Killa no . 100 // 15 / 1 Revenue Estate Ganaur going towards North direction up to North West corner of Killa 
no. 100 /5 Revenue Estate Ganaur then from North West corner of Killa no. 100 /5 Revenue Estate Ganaur going 
towards West direction up to South West corner of Killa no . 82 /23 Revenue Estate Ganaur, then from South West 
corner of Killa no. 82 /23 Revenue Estate Ganaur going towards North direction up to point at centre line of Railway 
level crossing near Karambir Dairy , i.e . the starting point. 
Ward No. 11 (Reserved for Women ) :- Starting from the point at Railway Station going towards East direction up to 
corner of ShaniMandir, then from corner of Shani Mandir going towards South East direction along with Nagarpalika 
Road up to corner of Govt. Girls School, then from corner of Govt. Girls School going towards North East direction 
up to Ram Kumar house, then from Ram Kumar house going towards South direction up to house of Satbir, then from 
house of Satbir going towards West direction up to house of Suresh , then from Suresh house going towards West 
direction up to Om Dutt house, then from Om Dutt house going towards North West direction up to house of Jai Pal, 
then from house of Jai Pal going towards South direction up to Ram Kumar house , then from Ram Kumar house 
going towards West direction up to Partap house, then from Partap house going towards South direction up to corner 
of Park , then from corner of Park going towards West direction up to house of Anil , then from house of Anil going 
towards North direction up to Sangloc High School, then from Sangloc High School going towards West direction 
along with Railway level crossing Road up to Karambir dairy , then Karambir dairy going towards North direction 
along with Eastern side of Railway Track up to point of Railway Station , i.e. the starting point. 
Ward No . 12 :- Starting from the point at Ram Kumar house going towards North East direction up to Goverdhan 
house , then from house of Goverdhan going towards East direction up to house of Ganga Ram , then from house of 
Ganga Ram going towards North direction up to house of Mamta , then house ofMamta going towards north direction 
up to house of shilla, then from house of Shilla going towards East direction along with Truck Union wall up to 
Balwan house on Badshahi Road, then from Balwan house going towards South direction along with Badshahi Road 
up to house of Naresh , then from house of Naresh going towards South West direction up to vacant plot in front of 
Govt. Girls School, then form this vacant plot going towards North West direction along with Municipal Committee 
Road up to Dharmender house, then from back side of Dharmender house along with back side boundary of Civil 
Hospital, then from corner of back side boundary of Civil Hospital going towards East direction up to house of Hari 
Parkash , then from house of Hari Parkash going towards North direction up to house of Ram Kumar, i.e. the starting 


point. 


Ward No . 13 :- Starting from the point at Tek Chand Shop on Railway Road going towards East direction along with 
Railway Road up to Shop of Sanjay , then from Shop of Sanjay going towards South direction up to house of Santosh , 
then from house of Santosh going along with Truck Union boundary along with back side of Bimla house up to 
Sheela house , then from house of Sheela going towards South direction up to house of Mamta , then from house of 


486 


HARYANA GOVT. GAZ ., (EXTRA.), MARCH 4 , 2015 (PHGN . 13 , 1936 SAKA ) 


Mamta going towards South direction up to house of Ganga Ram , then from house of Ganga Ram going towards 
West direction up to house of Goverdhan , then from house of Goverdhan going towards South direction up to house 
of Ram Kumar , then from house of Ram Kumar going towards South direction up to Hari Parkash house , then from 
house of Hari Parkash going towards North West direction in Sunaro wali gali up to Shop of Tek Chand on Railway 
Road , i.e. the starting point. 
Ward No. 14 (Reserved for Women ) :- Starting from the at Meghraj house on B .S . T. Road & going towards East 
direction up to house of Dev Raj on Badshahi Road , then from house of Dev Raj going towards South direction up to 
Balwan house , then from Balwan house going towards West direction along with back side of Bimla house & Truck 
Union wall up to house of Santosh , then from Santosh house going towards North direction up to Shop of Sanjay on 
Railway Road, then from Sanjay Shop on Railway Road going towards West direction along with Railway Road up 
to Shop of Subhash , then from Shop of Subhash going towards house North direction up to house of Arjun Dev, then 
from house of Arjun Dev going towards North direction up to Jain Temple, then from Jain Temple going towards 
West direction up to house of Vijay , then from house of Vijay going towards North direction up to house of Meghraj, 
i.e . the starting point. 
Ward No. 15 :- Starting from the point at centre of Railway line on Gohana Road going towards East direction up to 
house of Ram Kishan , then from house of Ram Kishan going towards South direction up to house of Vijay, then from 
house of Vijay going towards East direction up to Jain Temple, then from Jain Temple going towards South direction 
up to house of Arjun Dev, then from Arjun Dev house going towards South direction up to Shop of Subhash on 
Railway Road , then from Shop of Subhash going towards West direction along Railway Road up to Shop of Tek 
Chand , then from Shop of Tek Chand going towards South direction along Sunaro Wali Gali up to back side of Civil 
Hospital, then from back side of Civil Hospital going towards South direction on Municipal Committee Road at house 
of Dharmender, then from house of Dharmender going towards West direction along with Municipal Committee 
Road up to Railway Station , then from Railway Station going towards North direction along with Eastern side of 
Railway track up to point at centre of Railway line on Gohana Road , i.e. the starting point. 
Ward No. 16 (Reserved for Women ) :- Starting from the point at Rajesh Kumar house & going towards East 
direction passing Bal Kishan house up to centre of Railway line of Gohana road , then from Centre of going towards 
South direction along with Railway track up to Northern Boundary of Railway line going towards West direction 
passing house of Rishipal & House of Prem Singh & going up to Surajbhan house , then from Surajbhan house going 
towards North direction up to the point at Rajesh Kumarhouse on Gohana Road , i.e . the starting point. 
Ward No. 17 (Reserved for Backward Classes) :- Starting from the point at North West corner of Killa no . 31/4 
Revenue Estate Ganaur going towards East direction up to Kheri Gujjar Road , then from going towards South East 
direction along with Kheri Gujjar Road up to house of Ram Niwas then going towards West direction along with 
Gohana Road up to Dinesh house , then from Dinesh house going towards South direction crossing Gohana Road up 
to house of Surajbhan , then from house of Surajbhan going towards East direction passing Balwan house up to 
Railway line , then going towards South direction along with Railway line up to Eastern South corner of Killa no . 
101//9 /1 Revenue Estate Ganaur, then from South East corner of Killa no. 101 //9/1 Revenue Estate Ganaur going 
towards West direction up to South West corner of Killa no . 103 /9 Revenue Estate Ganaur, then from South West 
corner of Killa no . 10 /9 Revenue Estate Ganaur going towards North direction along with New boundary of M .C . 
Ganaur passing Killa nos. 81/22, 81/ 10 , 80 /14 , 79 /10 , 55 /24 , 55 / 17 , 55 /7 , 54 /7 , 32 /24 , 32 /4 Revenue Estate Ganaur up 
to North West corner Killa no . 31/4 Revenue Estate Ganaur, i.e. the starting point. 


S . N . ROY, 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


HARYANA GOVT. GAZ ., ( EXTRA.), MARCH 4, 2015 ( PHGN. 13, 1936 SAKA) 


487 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 
दिनांक 4 मार्च, 2015 


संख्या . 18 / 49 / 2015 - 3क1 : - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 24 की उपधारा 
(1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुभाष, सदस्य वार्ड नं0 17, नगर परिषद, 
नरवाना, जिला - जीन्द का नाम अधिसूचित करते हैं । 


एस . एन . राय , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 4th March, 2015 
No .18 /49/2015- 3C1:- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) and (2) of section 24 of the Haryana 
Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana 
hereby notifies the name of member Smt . Sunita Devi W /o Sh. Subhash, Ward No. 17, as President of Municipal 
Council, Narwana , District Jind . 


S . N. ROY, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


53123 _ C . S. _ H. GP., Chd . 


